निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 वैशाख 1936 ( श ) 
पटना , बुधवार , 7 मई 2014 


( सं० पटना 410 ) 


सं0 वि0 ( 27) पे0को0-78 / 05- 608 / वि0( 2 ) 


वित्त विभाग 


संकल्प 


7 मई 2014 
विषयः - लोकसभा विधान-सभा आम/ उप- चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या 

दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह - अनुदान के संबंध में निर्गत संकल्प 
सं0 - 451 दिनांक- 09 .04. 2014 में आंशिक संशोधन के संबंध में । 


राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाये गये सरकारी / गैर- सरकारी कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या 
अन्य कारणों से निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में देय मुआवजा की राशि एवं उसकी स्वीकृति 
की प्रक्रिया का निर्धारण पत्रांक - 2796 दिनांक - 01 .04. 2009 द्वारा किया गया था । उक्त संकल्प में भारत निर्वाचन आयोग 


में 


के पत्रांक - 218 / 6 / 2014/ EPS दिनांक - 25 . 03. 2014 के आलोक में पूर्व में अनुशंसित दरों में संशोधन करते हुए संकल्प सं0 


451 दिनांक - 09 .04.2014 निर्गत किया गया है । 

( 2) भारत निर्वाचन आयोग ने पुनः पत्रांक - 218/6/ 2014/ EPS दिनांक- 25. 04 . 2014 के द्वारा अपने पूर्व के 
पत्रांक - 218/ 6/ 2014/EPS दिनांक - 25.03.2014 में यह संशोधन किया है कि आयोग द्वारा विहित मुआवजा की राशि 
निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त CAPFs /SAPs एवं अन्य सुरक्षा बलों को भी देय होगी और यह गृह मंत्रालय , भारत सरकार 
के निर्देशों के तहत घोषित मुआवजे की राशि के अतिरिक्त होगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 मई 2014 
( 3) इस विभाग के संकल्प संख्या 2796 दिनांक 01 .04 .2009 एवं संकल्प संख्या 451 दिनांक 09 .04.2014 के 
प्रावधान उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित संशोधनों के साथ प्रभावी रहेंगे । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजीव हंस , 


सचिव ( संसाधन )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 410-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


